निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 439) 


19 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 9 अप्रील 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

11 फरवरी 2015 
सं0 22 / नि०सि० (सिवान) - 11 - 01 / 2015 / 441 - श्री माखनलाल गुप्ता, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर 
अवर प्रमंडल, गुढनी को मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मड़वन प्रखंड के रक्सा पंचायत में मनरेगा योजना में गड़बड़ी के 
आरोप में इनके विरूद्ध निगरानी थाना, पटना में केस संख्या - 3 / 13 दिनांक 16.01. 2013 दर्ज किया गया । उक्त केस में 
मानननीय न्यायाधीश, निगरानी न्यायालय, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री गुप्ता दिनांक 06.08. 
14 से 14. 08. 14 तक हिरासत में रहे । जमानत के उपरान्त दिनांक 15.08.14 को कार्य पर योगदान दिये । 

उक्त वर्णित स्थिति में श्री माखनलाल गुप्ता, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सारण नहर अवर प्रमंडल, गुढनी को 
हिरासत अवधि दिनांक 06.08.14 से 14. 08.14 तक की अवधि के लिए घटनोत्तर रूप से निलंबित किया जाता है । 

2. श्री गुप्ता द्वारा समर्पित योगदान आवेदन दिनांक 15.08. 14 को उन्हें घटनोत्तर रूप में निलंबन से मुक्त 
करते हुए स्वीकृत किया जाता है । 
3. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 439-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


